रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004 /99 


Mara 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 4123 ] 
No . 4123] 


नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 24 , 2019 / पौष 3 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY , DECEMBER 24 , 2019 /PAUSHA 3, 1941 


पोत परिवहन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर , 2019 
का . आ . 4609 ( अ). - केन्द्र सरकार एतद्वारा, नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैराग्राफ 3 के साथ पठित नाविक 
भविष्य निधि अधिनियम , 1966 (1966 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और दिनांक 21 मार्च, 2014 
की अधिसूचना सं. का . आ . 876 ( अ) के अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने के लिए छोड़ी गई चीजों के संबंध के अलावा 
नाविक भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड का गठन इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से करती है जिसमें 
निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा नामत: 
| 1 | नौवहन महानिदेशक, मुंबई 

अध्यक्ष ( पदेन ) 
| उप वित्तीय सलाहकार अथवा निदेशक (वित्त ) अथवा 

सदस्य ( सरकार द्वारा नामित ) 
उप सचिव (वित्त), पोत परिवहन मंत्रालय; दिल्ली 
नौवहन उप महानिदेशक ( कर्मीदल ), मुंबई जो नाविकों 

सदस्य ( सरकार द्वारा नामित ) 
के कल्याण संबंधी कार्य देखते हैं । 
केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन के प्रतिनिधि 

सदस्य ( सरकार द्वारा नामित ) 
कैप्टन राजेश रंडन , फॉरेन ओनर्स रीप्रैजैन्टेटिव्ज एंड 

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि 
शिपमैनेजर्स एसोसिएशन; 
कैप्टन महेन्द्र पाल भसीन , मैरीटाइम एसोसिएशन ऑफ 

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि 
शिपओनर्स शिपमैनेजर्स एंड एजेन्टस; 
सुश्री वैशाली लाडी, इंडियन नैशनल शिपओनर्स एसोशिएशन ; 

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि 
श्री अब्दुलगनी वाई सेरंग नैशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स 

नाविकों के प्रतिनिधि 
ऑफ इंडिया ; 
| श्री अमर सिंह ठाकुर, मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया 

नाविकों के प्रतिनिधि 
10 | श्री स्वाथांन्थीरन कालिकोवन , नैशनल यूनियन ऑफ 

नाविकों के प्रतिनिधि 
सीफेयर्स ऑफ इंडिया 

[ फा . सं. एसटी - 15013 / 1 / 2006 - एमटी ( एम.ए. ( खंड II))] 

सतिन्दर पाल सिंह , संयुक्त सचिव 


6606 GI/2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii )] 


MINISTRY OF SHIPPING 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th December , 2019 
S . O . 4609 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seamen s Provident Fund Act, 1966 (4 
of 1966 ) read with paragraph 3 of the Seamen s Provident Fund Scheme, 1966 , and in supersession of the notification , 
number S .O . 876 ( E ), dated the 21 " March 2014 , except as respects things done or omitted to be done before such 
supersession , the Central Government hereby constitutes the Board of Trustees of the Seamen ’s Provident Fund , with 
effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette , constituting of the following persons, 
namely : 


The Director General of Shipping, Mumbai 


Chairman ( ex -officio ) 


Member , (Government) 


Deputy Financial Advisor or Director ( Finance ) or Deputy Secretary 
(Finance ), Ministry of Shipping, Delhi ; 


3 


Member , (Government Nominee ) ; 


Deputy Director General of Shipping (Crew ), Mumbai, dealing with 
Seamen s Welfare ; 


4 . 


Representative of the Central Provident Fund Organisation ; 


Member, (Government Nominee ); 


51 


Capt. Rajesh Tandon , Foreign Owners Representatives and Shipmanagers 
Association ; 


Employers Representative 


6 


Employers Representative 


Capt.Mahendra Pal Bhasin , Maritime Association of Shipowners , 
Shipmanagers and Agents; 


7 


Ms. Vaishali Ladi, Indian National Shipowners Association ; 


Employers Representative 


8 


Shri Abdulgani Y Serang , National Union of Seafarers of India ; 


| Seamen ’ s Representative 


Seamen ’s Representative ; and 


9 
10 


Shri Amar Singh Thakur,Maritime Union of India; 
Shri. Swathanthiran Kalikovan , National Union of Seafarers of India ; 


ers 


Seamen s Representative 


[ F. No. ST - 15013 /1/2006 -MT (M .A . ( Vol.II)) ) 

SATINDER PAL SINGH , Jt. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . ALOK KUMAR Didier 


Uploaded by De of her parents on the control or publikime 


mire te 


DOR KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2019.12.27 12:08:51 +05 30 


